PART 


HARYANA Govt GAz., NOV. 20, 1979 ( KRTK. 29, 1901 SAKA) 


1781 


राजस्व विभाग 


- 


। 


युद्ध जागीर । 

दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 
क्रमांक 1671-ज(II ) -79/44340.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की 

अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार 
सौपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जगत सिंह, पुत्र श्री भरत सिंह, गांव छरसोला,तहसील व 
जिला जीन्द , को खरीफ़ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई मतों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1687-ज (II )-79/ 44344.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनापा गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जगत सिंह, पुत्र श्री बागा सिंह, गांव मछरौली , तहसील 
थानेसर , जिला. कुरुक्षेत्र , को रबी , 1972 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1694-ज ( II )-79 / 44351.-पू पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल थी उत्तम सिंह , पुत्र श्री हीरा सिंह , गांव वाखली जी ० पी ० 4, तहसील गूहला , जिला कुरुक्षेत्र, 
को रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1707 -ज (I) 79 / 44485.- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग , युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1219 
ज (I) -79/34072, दिनांक 21 अगस्त , 1979 जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 28 अगस्त, 1979 में मुद्रित हुई है, की दूसरी 
लाईन में शब्द 3 दिसम्बर , 1973 की बजाय 3 दिसम्बर , 1978 पढ़ा जाये । 

दिनांक 8 नवम्बर , 1979 
क्रमांक 1752-ज(II)-79/45310.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सांपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 

हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती फूलबाई, विधवा श्री मोहकम सिंह, गांव कौसली, तहसील 
झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1978 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दो गई शतों के , अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 14 नवम्बर , 1979 
क्रमांक 1800-ज(II )-79 / 45991.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य , 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री पृथी सिंह, सपुत्र श्री रणजीत सिंह , गोव लखनमाजरा , तहसील व 
जिला रोहतक , को रबी , 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

रघुनाथ जोशी , 
। 

विशेश कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
IRRIGATION DEPARTMENT 

The 5th November , 1979 


- 


-- 


. 


No. 21 / 12/ 79-PWII (4): - In exercise of the Powers conferred by section 3 of the . Haryana 
Canal and Drainage Act, 1974 ( Haryana Act 29 of 1974 ) the Governor of Haryana hereby declares 
that the powers of the commissioner specified in sub -section (4 ) of the Section 30 of the said Act 
shall be exercised by Shri H. L. Gugnani JAS , Secretary to Government, Haryana , Labour and Employ . 
ment and Printing and Stationery Departments . 


H. V. GOSWAMI, 
Commissioner & Secy. 


.. 


